निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1150 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 दिसम्बर 2017 

पत्र संख्या - कार्य०का०सू० - 07/2017- 6356 - 6389/वि०स० 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


प्रेषक , 


राम श्रेष्ठ राय 


सचिव , 


बिहार विधान सभा, पटना । 


सेवा में , 


राज्यपाल के प्रधान सचिव , 


बिहार, पटना । 


पटना , दिनांक 28 जुलाई , 2017 ई० । 


विषय : 


षोडश बिहार विधान सभा के षष्टम् सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन । 


महोदय , 


निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि षोडश बिहार विधान सभा का षष्टम् सत्र जो तिथि 28 जुलाई, 2017 को 


प्रारम्भ हुआ था सभा की बैठक के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 दिसम्बर 2017 


इस पत्र की प्रति सरकार के मुख्य सचिव , बिहार सरकार/ प्रधान सचिव , संसदीय कार्य विभाग तथा अन्य सभी 


विभागों को भी पूर्व की भाँति सूचनार्थ भेजी जा रही है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )1150-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


